इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्यप्र 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 41 ] 


भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 11 अक्टूबर 2013 - आश्विन 19, शक 1935 


भाग २ 


स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 


कार्यालय , जिला शहरी विकास अभिकरण , बैतूल 


and 


बैतूल, दिनांक 23 सितम्बर 2013 
क्र . 2013- एसजेएस -1 - स्था - 792.- श्रीमती उषा गुरुप्रसाद बेले, पार्षद , स्वामी विवेकानंद वार्ड क्रमांक 26 नगरपालिका परिषद् सारनी 
के द्वारा पार्षद पद से दिनांक 19 अगस्त 2013 को दिये गये त्यागपत्र को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 में प्रदत्त 
शक्तियों का उपयोग करते हुए श्रीमती उषा गुरूप्रसाद बेले के द्वारा दिये गये स्वामी विवेकानंद वार्ड क्रमांक 26 नगरपालिका परिषद् सारनी 
के पार्षद पद से त्यागपत्र को धारा 40 ( 3 ) में दिये गये प्रावधानों के तहत त्यागपत्र प्रस्तुत दिनांक 19 अगस्त 2013 से त्यागपत्र स्वीकार किया 
जाता है एवं नगरपालिका परिषद् सारनी के स्वामी विवेकानंद वार्ड क्रमांक 26 के पार्षद का पद रिक्त माना जाता है . 


राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर. 


219 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013. 


